रजिस्ट्री सं. डी. एल.--- 33002/ 999 


REGISTEREDNo . D . L - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिललीराजपत्र 


*AKK 


सयमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2 ] 
No . 2 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 20 , 2012 / पौष 30 , 1933 
DELHI, FRIDAY , JANUARY 20 , 2012 /PAUSA 30 , 1933 


[ रा . रा . रा . क्षे . दि . सं . 257 

[ N. C . T. D . No. 257 


- 


- 


- 


भाग - III 
PART —- III 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 

- अधिसूचना 

दिल्ली , 20 जनवरी , 2012 
विषय : दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( राज्य ग्रिड कोड ) ( प्रथम संशोधन ) विनियम , 2008 

सं. 17( 14 ) / डीईआरसी / 2010 -11 / 2720. — विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 86 (1 ) 
की उप - धारा ( जेड पी.) के साथ पठित धारा 181 ( 2 ) की उप - धारा ( एच ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली 
विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( राज्य ग्रिड कोड ) विनियम , 2008 का संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है । दिल्ली ग्रिड कोड की समीक्षा से संबंधित खंड सं. 6.3 के अनुसार, निम्नलिखित 
खंडों का संशोधन किया गया है और इसे विद्यमान दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( राज्य ग्रिड कोड ) विनियम, 2008 
के साथ निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभन 
(i ) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( राज्य ग्रिड कोड ) ( प्रथम संशोधन) विनियम , 

2011 कहा जा सकेगा । 
(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे । 


217 DG/ 2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


{PART III 


. 


. 


खंड सं . 8.1 का संशोधन 
एसटीयू अपने इंटरनेट वेबसाइट पर एसटीएस के लिए ट्रांसमिशन और सब - ट्रांसमिशन प्रणाली 
योजना को प्रकाशित करेगा और इसे अनुरोध किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को युक्तिसंगत 
लागत पर उपलब्ध कराएगा । 


एसटीयू और वितरण लाइसेसधारक प्रत्येक ग्रिड के अपने ट्रांसमिशन और सब - ट्रांसमिशन 
नेटवर्क और एकल लाइन आरेख ( एसएलडी ) को भी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा । 


immm 


यह दो डिस्काम के बीच परिपथों में लोड फ्लो की योजना का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख 
करेगा । इसे एसटीयू द्वारा आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट (निष्पादन रिपोर्ट - देखें 8.2 का 
पैरा 3) में भी शामिल किया जाएगा और वार्षिक आंकड़ों को एसटीयू द्वारा इसकी वेबसाइट पर 
अद्यतन किया जाएगा । 


नेटवर्क में होने वाले किसी भी परिवर्तन को माह के अंत में एसटीयू और डिस्कॉम के वेबसाइटों 
पर अद्यतन किया जाएगा । 


खंड सं . 8. 4 (6 ) का संशोधन 


8.4 (i) ट्रांसमिशन और सब - ट्रांसमिशन प्रणाली में अगली एमवाईटी अवधि वित्तीय वर्ष 
2012 - 13 से 2014 - 15 में एसटीएस के लिए योजना का उल्लेख किया जाएगा और इसमें सभी 
प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए प्रस्तावित राज्य ट्रांसमिशन और सब - ट्रांसमिशन योजनाओं और 
योजनाओं को सशक्त करने वाले प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा । 


बशर्ते ट्रांसमिशन और सब - ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में न केवल राज्य ट्रांसमिशन और 
सब - ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित सूचनाएं बल्कि ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर , रिएक्टर, स्टैटिक 
वीएआर कम्पनसेटर और फ्लेक्सिबल करंट ट्रांसमिशन प्रणाली (फैक्ट ) समेत अतिरिक्त उपकरण 
भी शामिल हों : 


. बशर्ते यह भी कि ट्रांसमिशन और सब - ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में आयोग के अनुमोदन के 
पश्चात् परियोजना मूल्यांकन स्तर पर मूल लक्ष्यों के संबंध में , पहचानी गई राज्य ट्रांसमिशन 
योजनाओं, सब - ट्रांसमिशन योजनाओं और प्रणाली को सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर प्राप्त 
प्रगति के संबंध में सूचनाएं भी शामिल की जाएं । प्रत्येक बृहत कार्य के संबंध में , विलम्ब, यदि 

कोई हो, के साथ परियोजना की स्थिति की प्रत्येक छह माह में समीक्षा किया जाएगा । 
4. खंड सं. 8.4 का संशोधन -- योजना परिचालन समिति 

डीटीएल, 8.4(ii ) डिस्कॉम , एनडीएमसी, एमईएस , आईपीजीसीएल / पीपीसीएल के सदस्यों , जो 
डीजीएम या समकक्ष के रैक से नीचे के नहीं हों, वाली एक योजना परिचालन समिति एसटीयू के 
अधीन गठित की जाएगी । योजना परिचालन समिति की भूमिका और दायित्व निम्नलिखित होंगे: 
1 ) एक एकीकृत और समेकित कार्यान्वयन योजना विकसित करना और उसकी निगरानी करना । 
2 ) परिचालन समिति वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए दिशानिर्देश जारी 

करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे 
क ) पांच वर्षों के लिए वर्षवार लोड अनुमान 


PART II ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


ख ) वार्षिक आधार पर पांच वर्ष की समयावधि में विद्यमान और प्रस्तावित प्रणाली का लोड फ्लो . . 
अध्ययन । 


ग) इन प्रस्तावों में वितरण लाइसेंसधारकों के बीच विद्युत आदान - प्रदान शामिल होगा । 
घ) वितरण लाइसेंसधारक परिचालन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर आधारित 
सब - ट्रांसमिशन योजना / रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे । परिचालन समिति की 
सिफारिश / अनुमोदन बाध्यकारी होगा और वितरण लाइसेंसधारक केवल परिचालन समिति के 

पूर्व अनुमोदन के बाद ही सब - ट्रांसमिशन योजनाओं में कोई परिवर्तन करेगा । 
3) योजना का मानदंड योजना कोड (जिसे तीन माह के भीतर एसटीयू द्वारा तैयार किया जाएगा ) 

के अनुसार होगा । 


खंड सं . 8.5 का संशोधन 
एसटीयू इन विनियमों के अधीन ट्रांसमिशन प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य से उत्पादन 
क्षमता परिवर्धन, प्रणाली आवर्धन और दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान तथा सर्व - उपलब्धता के 
लिए सभी मुक्त अधिगम आवेधनों सहित ऐसी सूचना मांग सकता जिसकी इसे आवश्यकता 
हो: बशर्ते वितरण लाइसेंसधारक अपने संबंधित लाइसेंस क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक लोड 
पूर्वानुमान विकसित करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व रखेंगे । वितरण लाइसेंसधारक अपने 
लोड पूर्वानुमान कार्य में सतत आंकड़ों और पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं और विचलन , 
यदि कोई हो , के लिए समुचित कारणों / व्याख्याओं के साथ आयोग द्वारा जारी किए गए 
एमवाईटी विनियमों और लाइसेंस शर्तों के अधीन विक्रय / मांग पूर्वानुमान के लागू प्रावधानों 

और निवेदनों द्वारा निर्देशित हो सकते हैं । बशर्ते यह कि एसटीयू एकीकृत और समेकित 
कार्यान्वयन योजना विकसित करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करने में इस विनियम के 
अधीन प्रदान की गई सूचनाओं पर भी विचार करेगा । एसटीयू एक वितरण सेवा द्वारा इसे 
विद्युत का अंतरण करने के लिए उपयोग की गई दूसरे की परिसंपत्तियों के संबंध में तबतक 
के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करेगा जबतक सभी वितरण लाइसेंसधारक अन्य वितरण 
लाइसेंसधारकों की परिसंपत्तियों का उपयोग करने से बचने के लिए प्रणाली विकसित नहीं 
कर लेते । सभी वितरण लाइसेंसधारक विद्युत का अंतरण करने के लिए दूसरों की 
परिसंपत्तियों का उपयोग करने से बचने के लिए छह माह के भीतर योजना प्रस्तुत करेंगे । 


खंड सं . 16 . 3. 2 का संशोधन 


- 16. 3. 2 एनआरपीसी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रसारण व्यवस्था का समन्वय किया जा रहा है 
जबकि सुरक्षाओं और प्रसारण व्यवस्थाओं का प्रावधान, एसटीयू द्वारा पृथक रूप से अंतिम रूप 
प्रदान की जाने वाली योजना के अनुसार, पूरा राज्य ग्रिड में आवधिक रूप से समन्वित किया 
जाएगा । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि दूरी - सुरक्षा जैसी प्राथमिक सुरक्षा का 
प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ट्रांसमिशन और वितरण सेवाएं 
लागत -हिस्सेदारी के आधार विभेदक सुरक्षा स्थापित करने के लिए समन्वय करेंगी । 
खंड सं . 17 .2 का संशोधन 
17.2 सभी प्रयोक्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक , जैसाकि कनेक्शन समझौते में निर्धारित है, 
अपने संबंधित स्तरों पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे : 


7. 


मन - LAHABAD 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART III 


बशर्ते एसएसडीसी के दिशानिर्देशों , इंटरफेस आवश्यकताओं और ऐसे अन्य 
दिशानिर्देशों / विनिर्देशों , जो लागू हो, पर विचार करते हुए संचार और आंकड़ा विनिमय के 
लिए उपकरण / युक्तियां प्रदान की जाएगी । नेटवर्क के प्रभावी निगरानी के लिए एससीएडीए 
प्रणाली के माध्यम से उत्पादक स्टेशन, वितरण लाइसेंसधारक , राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली 
( एसटीएस) से सीधे रूप से जुड़े वितरण लाइसेंसधारकों के उपभोक्ता एसएलडीसी से 
वास्तविक समय आधार पर जुड़े होंगे । 
खंड सं . 22.11 का संशोधन 


22.11 प्रत्येक उत्पादन इकाई ( बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन ईकाइयां और गैस टरबाइन 
इकाइयां जबतक आयोग स्थिति की समीक्षा नहीं कर ले), जब आवृति गिरती है, 105 % की 
अधिकतम सतत रेटिंग की सीमा के अध्यधीन , उत्पादन को तत्काल 5 % बढ़ाने में सक्षम 
होंगी । यदि वर्धित उत्पादन स्तर बनाए नहीं रखा जा सकता, तो पूर्व उत्पादन स्तर पर वापस 
जाना 1 % प्रति मिनट से अधिक तीव्र गति से नहीं होगा: 


बशर्ते उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने वाली पचास ( 50 ) मेगावाट से अधिक 
आकार की किसी भी उत्पादन इकाई को केवल एसएलडीसी की अनुमति प्राप्त कर लेने के 
बाद ही प्रचालन ( राज्य ग्रिड के साथ समक्रमित करते हुए) में रखा जाएगाः 
वशर्ते यह भी कि प्रयोक्ता प्रयोग की अन्य उत्पादक इकाईयों पर एक अतिरिक्त स्पिनिंग 
रिजर्व रखकर स्पिनिंग रिजर्व में संगत कमी को पूरा कर सकता है । 


9. खंड सं. 22. 17 का संशोधन 


22.17 


( क ) एसएलडीसी एनआरएलडीसी, उपयोगकर्ताओं, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों मुक्त 
अधिगम ग्राहकों के साथ समन्वय में , प्रणाली फ्रीक्वेंसी 49.7 हर्ज तक गिरने पर ग्रिड 
से आहरण शुद्ध आहरण अनुसूची के भीतर सीमित रखने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेगा । 


( ख) वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक अपने नियंत्रण क्षेत्र में आवश्यक 
लोड शेडिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी 49.5 हर्ज अथवा उससे कम 
होने पर कोई अधि आहरण नहीं किया जा सके । 


( ग ) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक आकस्मिकता प्रक्रिया तैयार 
करेंगे तथा ऐसी व्यवस्था करेंगे जो संशोधित दिल्ली ग्रिड संहिता की अधिसूचना के दो 
माह के भीतर , सामान्य तथा / अथवा आकस्मिक स्थितियों के अंतर्गत, एसएलडीसी द्वारा 
अनुदेशित अनुसार , मांग वियोजन हेतु सक्षमता प्रदान करेगी । ये आकस्मिकता प्रक्रियाएं 
तथा व्यवस्थाएं वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से 
अद्यतन की जाएंगी और एसएलडीसी द्वारा अनुवीक्षित की जाएंगी । एसएलडीसी किसी 
भी वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक को उपरोक्त प्रक्रिया / व्यवस्था में , 
यदि अपेक्षित है , ग्रिड सुरक्षा के हित में संशोधित करने का निर्देश दे सकता है और 
संबंधित वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक इन निर्देशों का पालन करेंगे । 


. 


. 


::- 


- 


( घ) वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक ऊपर दिए गए पैरा 22. 17.(क ) एवं 
( ख ) के अनुपालन में अधि आहरण कम करने के लिए घूर्णी लोड शेडिंग, मांग प्रत्युत्तर 
-- अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपयोग में उनकी सामान्य खपत पद्धति की अपेक्षा 


PART II ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


कमी करने , मानवीय अथवा स्वचलित रूप से, वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम 
ग्राहकों द्वारा निम्न फ्रीक्वेंसी पर उनके द्वारा अधि आहरण के कारण उपगत किए जा रहे 
उच्च यूआई प्रभारों के प्रत्युत्तर में , अथवा ट्रांसमिशन संकुलन उत्पन्न करने हेतु उनके 
द्वारा उपगत किए जा रहे संकुलन प्रभारों के प्रत्युत्तर में , अथवा प्रणाली आकस्मिकता के 
उन्मूलन, जिसके लिए उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन अथवा कम टैरिफ लागू किया 
जा सकता है } इत्यादि जैसे स्वचलित मांग प्रबंधन के लिए भी स्कीम तैयार करेंगे । 
एसएलडीसी द्वारा स्कीम के विस्तृत विवरण की रिपोर्ट और स्कीमों के कार्यान्वन की 
प्रगति संबंधी आवधिक रिपोर्ट्स सीईआरसी तथा डीईआरसी को प्रेषित की जाएंगी । 


( ङ ) आवृति निर्धारित बैंड के भीतर बनाए रखने और नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखने के लिए , 
अंतरणीय लोड चार समूहों में व्यवस्थित किए जाएंगे,निर्धारित पावर कट्स / लोड शेडिंग 
हेतु लोड, अनिर्धारित लोड शेडिंग हेतु लोड, न्यून फ्रीक्वेंसी रिलेज / डीएफ / डीटी रिलेज 
के माध्यम से शेड किए जाने हेतु लोड और आरपीसी स्तर पर चिन्हित किसी प्रणाली 
संरक्षण स्कीम के तहत शेड किए जाने हेतु लोड । ये लोड इस ढंग से समूहित किए 
जाएंगे कि लोड्स के भिन्न समूहों के बीच कोई अधिआच्छादन नहीं होगा । किन्हीं 
आकस्मिकताओं तथा / अथवा प्रणाली सुरक्षा को कोई खतरा होने की स्थिति में , 
एसएलडीसी किसी भी वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक को अपने 
नियंत्रण क्षेत्र में अधि आहरण एक निश्चित प्रमात्रा तक घटाने का निर्देश दे सकता है । 
ऐसे निर्देशों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी । वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम 
ग्राहक इन निर्देशों के अनुपालन के शीघ्र पश्चात अनुपालन रिपोर्ट एसएलडीसी को 
प्रेषित करेंगे ताकि उसे एनआरएलडीसी को अग्रेषित किया जा सके । 


( च ) एसएलडीसी भिन्न अधि आहरण स्थितियों में वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त 
अधिगम ग्राहकों द्वारा अधि आहरण कम करने के लिए आकस्मिकताओं तथा अथवा 
प्रणाली को खतरे की स्थिति में अधि आहरण की गंभीरता के आधार पर निर्देश देने के 
कम में मानक , तात्कालिक , संदेश प्रारूप तैयार करेगा । संबंधित उपयोगिता एसएलडीसी 
के इन निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करेगी और अनुपालन रिपोर्ट एसएलडीसी 
को प्रेषित करेगी । 


( छ ) सभी उत्पादन केंद्र , वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक एसएलडीसी 
के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता 
सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लोड शेडिंग अथवा ट्रांसमिशन प्रणाली में संकुलन की 
स्थिति में उत्पादन बढाने में सहायता करेंगे । वास्तविक समय में संकुलन से राहत क 
उपायों के साथ साथ संकुलन के आहरण के प्रावधान भी केन्द्रीय विद्युत नियामक 
आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन से राहत के उपाय ) विनियमावली के 
अनुसरण में होंगे । 


2074 
, 
3 
/ 
12 
- 
2 


( ज ) वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा किए गए उपाय तब तक 
वापस नहीं लिए जाएंगे जब तक कि फ्रीक्वेंसी निर्धारित सीमाओं से कम रहती है अथवा 
संकुलन जारी रहता है, जब तक कि एसएलडीसी द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी 
जाती है । उपयोगिता द्वारा प्रदान किए जा रहे लोड के कार्यनीतिक महत्व के कारण 
एमईएस में स्वचलित लोड शेडिंग शामिल नहीं किया गया है । 


DELH GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART III 


+ 


- 10 . 


खंड सं . 22.18 का संशोधन 


22.18 उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अपनी संबंधित प्रणालियों में , जहां लागू हैं , 

स्वचलित अंडर - फ्रीक्वेंसी तथा डीएफ / डीटी रिले / एससीडीए आधारित लोड 
शेडिंग / आइलैंडिंग स्कीम, फ्रीक्वेंसी में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ग्रिड 
विखंडित / गड़बड़ा सकती है, इसको रोकने के लिए, एनआरपीसी के साथ परामर्श में 
पृथक रूप से अंतिम रूप दी गई योजना उपलब्ध कराएंगे तथा किसी आकस्मिकता की 
स्थिति में प्रपाती ट्रिपिंग की रोकथाम के लिए इसका प्रभावी रूप से लागू किया जाना 
सुनिश्चित करेंगे । 


11. 


खंड सं . 22.23 (i) का संशोधन 


प्रत्येक उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अव्यवस्था रिकार्डर / घटना क्रम रिकार्डर 
आउटपुट इत्यादि सहित सूचना / डेटा एसएलडीसी को किसी ग्रिड गड़बड़ी / घटना के 
विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रेषित करेगा । कोई भी उपयोगकर्ता अथवा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक 
राज्य अथेवा क्षेत्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा कायम रखने और किसी भी घटना के 
विश्लेषण के लिए एसएलडीसी द्वारा अपेक्षित किसी डेटा / सूचना को अवरूद्ध नहीं करेगा । 


12. 


खंड सं . 22. 23 (ii ) का संशोधन 


22. 23 (ii ) उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक ट्रांसमिशन और सब -- ट्रांसमिशन स्तर पर 
होने वाली सभी प्रमुख ट्रिपिंग्स की विश्लेषण रिपोर्ट घटना होने के तीन कार्यदिवसों के भीतर 
साझा करेंगे । 


- 


13. 


खंड सं . 22. 24 का संशोधन 


22 .24 एसएलडीसी, उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित 
प्रचालन दायरे में बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु समस्त संभव प्रयास करेंगे : 


वोल्टेज -- ( केवी आरएमएस ) 


| अधिकतम 


न्यूनतम 
380 


420 


245 


198 


निर्धारित 
400 केवी 
220 केवी 
66 केवी 
33केवी 
11केवी 


72 


60 


36 


30 


11. 4 


10. 6 


PARTIT 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


। . . 


14. 


खंड सं. 26.2.2 का संशोधन 


26.2.2 उपयोगकर्ता, अपनी प्रणाली पर घटना के तत्काल अनुवर्ती, एसएलडीसी को सूचना देगा , 
यदि राज्य ग्रिड घटना का अनुवर्ती प्रचालन प्रभाव महसूस करता है अथवा करेगा , और घटना 
का विवरण दे सकता है किंतु उसका कारण देने की आवश्यकता नहीं है । उपयोगकर्ताओं 
(विशेषकर वितरण लाइसेंसधारकों की प्रणाली के बीच ) परिचालन एसएलडीसी को सूचना और 
उसकी सलाह के बिना नहीं किया जाएगा एसएलडीसी वितरण लाइसेंसधारक द्वारा फीडरों के 
पृथक्करण की तिथि नामित किए जाने या वास्तविक पृथक्करण , जो भी पहले है, इस संबंध में 
प्रचालन कार्यनीति तैयार करेगा । 


26.3 दो वितरण लाइसेंसधारकों के बीच उपयोगकर्ताओं पर परिचालन और घटनाएं । 
26.3.1 दो उपयोगकर्ताओं के बीच प्रणाली पर कोई प्रचालन किए जाने से पूर्व, संबंधित 
उपयोगकर्ता एसएलडीसी को सूचना देगा , यदि राज्य ग्रिड घटना का अनुवर्ती प्रचालन प्रभाव 
महसूस करता है अथवा करेगा, और किए जाने वाले प्रचालन का विस्तृत विवरण दे सकता है । 


15 . 


खंड सं . 27.1 का संशोधन 


27.1 (i) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अगले वर्ष के लिए अपना प्रस्तावित 
आउटेज कार्यक्रम एसएलडीसी को प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक लिखित रूप में उपलब्ध 
कराएंगे । इनमें उत्पादन यूनिट / ट्रांसमिशन लाइन / अंतरसंयोजक ट्रांसफार्मर, जिसके लिए 
आउटेज की योजना बनाई गई है, आउटेज हेतु कारण , प्रत्येक आउटेज के लिए अधिमानित 
तिथि और इसकी अवधि और जहां नम्यता है, पूर्वतम प्रारंभ तिथि और अधिकतम समापन तिथि 
का विवरण शामिल होगा । 


27 .1 (ii ) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अगले माह के लिए अपना प्रस्तावित 
आउटेज कार्यक्रम एसएलडीसी को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक लिखित रूप में उपलब्ध 
कराएंगे । इनमें उत्पादन यूनिट / ट्रांसमिशन लाइन / अंतरसंयोजक ट्रांसफार्मर, जिसके लिए 
आउटेज की योजना बनाई गई है, आउटेज हेतु कारण , प्रत्येक आउटेज के लिए अधिमानित 
तिथि और इसकी अवधि और जहां नम्यता है, पूर्वतम प्रारंभ तिथि और अधिकतम समापन तिथि 
का विवरण शामिल होगा । 


(iii) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक आउटेज योजना संबंधित लाइसेंसधारक 
की इंटरनेट वेबसाइट में नियत तिथि तक पोस्ट करेंगे । 


( iv) उपयोगकर्ता आउटेज योजना इस तरह बनाएंगे कि इसका एसटीयू आउटेज योजना के 
साथ कोई विरोध नहीं होगा । विरोध की स्थिति में मुद्दा प्रचालन समन्वय समिति में सुलझाया 
जाएगा । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[Part III 


खंड सं. 31. 1 का संशोधन 


31 .1 एसएलडीसी राज्य में उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारकों के साथ परामर्श में 
आयोग के संबद्ध आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के भीतर एबीटी क्षेत्र के अधीन समय 
निर्धारण तथा प्रेषण हेतु प्रोसेस एवं प्रचालन अनुदेश समाविष्ट करते हुए विस्तृत प्रक्रिया 
विकसित, प्रलेखित तथा अनुरक्षित करेगा । 


प्रक्रिया में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होगी: 


1 . राज्य के भीतर एबीटी हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया 
2. उपभोक्ता मक्त अभिगम हेत समय निर्धारण प्रक्रिया 
3. अंतर डिस्कॉम्स अंतरण (दीर्घावधि) तथा बाह्य द्विपक्षीय अंतर डिस्कॉम्स अंतरण ( अल्पावधि ) 

हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया 
4. सौर , पवन, बायो गैस इत्यादि के विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए समय निर्धारण प्रक्रिया . 

भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में वर्णित सीईआरसी अनुबद्धताओं के अनुरूप होगी । 


17. . खंड सं . 33. 4 का संशोधन 


33.7 एसटीयू मीटरिंग प्रक्रिया तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 


( क) अवस्थिति और मीटरों का संस्थापन ; 


( ख ) मीटरों के विनिर्देश और सटीकता सीमाएं ; 


( ग ) मीटरों से प्राप्त किए गए डेटा के अभिलेखन , संग्रहण , अंतरण, प्रक्रमण और भंडारण से 
संबंधित अधिकार, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं: 
( घ) मीटरिंग डेटा का स्वामित्व ; 
( ङ) उपरोक्त सटीकता सीमाओं की समनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंधित एजेंसी 
द्वारा किए जाने हेतु अंशांकन; 


( च ) मीटरों को समुचित कार्य करने की हालत में बनाए रखना, मीटरों की सुरक्षा, नए अथवा 
बदले गए मीटरों की जांच, मीटरों की सीलिंग और मीटरों का निरीक्षण; 


( छ) मीटर तक पहुंच का अधिकार; 
( ज ) मीटर के माप संबंधी अंतरों, दोषपूर्ण उपकरणों तथा मीटर की खराबी को दूर करना; 
( झ) मीटरिंग संबंधी मामलों पर विवादों का समाधान के लिए तथा 
( ञ ) विनिमय बिंदुओं पर संस्थापित सीटी, पीटी एवं ऊर्जा मीटरों की आवधिक जांच हेतु प्रक्रिया 
- प्रत्येक वर्ष में एक बार ; 
( ट) एसटीयू अथवा आयोग द्वारा मीटरिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त 
विचारित कोई अन्य पहलू । 


PART III 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


. . 18. 


खंड सं . 34. 3 का संशोधन 


34. 3 डीजीसी के प्रावधानों तथा / अथवा ऐसे प्रावधानों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं का 
लगातार अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में , ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी । 
एसटीयू अनुपालन नहीं किए जाने के ऐसे सभी मामले प्रत्येक तिमाही की 15 तारीख तक ( जून , 
सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) प्रकाशित करेगा और उसे आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा । 


इन नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच में निहित प्रावधानों से संबंधित किसी भी 
विसंगतियों के मामले में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा । 


यह विनियमन 20/1/ 2012 से प्रभाव में आ जाएंगे । 


जयश्री रघुरमन, सचिव 
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 

NOTIFICATION 

Delhi , the 20th January, 2012 
Subject : First Amendment to Delhi Electricity Regulatory Commission ( State Grid Code) 

Regulations , 2008 . 


No. 17 (14 )/ DERC / 2010- 11/ 2720.- -In exercise of powers conferred by Sub-section ( zp ) of Section 

181( 2 ) read with Sub -section ( h ) of Section 86 ( 1) of the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003) Delhi 
Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Delhi 
Electricity Regulatory Commission (State Grid Code ) Regulations , 2008 . As per clause no . 6 .3 , the 
review of Delhi Grid Code , the following clauses have been amended and shall be read with the 
existing Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code ) Regulations 2008 as under; 


Short title and commencement 


These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission ( State . 
Grid Code ) (First Amendment) Regulations, 2008 . 
They shall come into force with effect from the date of their publication in the 
Official Gazette. 


( ii) 


2. 


Amendment of Clause no . 8 . 1 


The STU shall publish on its Internet website the transmission and sub transmission systein 
plan for the STS and shall also make the same available to any person upon request at a 
reasonable cost. 


The STU & Distribution Licensees shall also publish their Transmission & Sub transmission 
network and Single Line Diagram ( SLD ) of each grid station on internetwebsite. 


It shall specifically mention planning of load flow in circuits between two DISCOMs. This 
shall also be included in the report from STU to the Commission (performance report - refer 
para 3 of 8. 2 ) and the yearly data shall be updated by STU in its website. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART II 


ANASAN 


Any changes in the network shall be updated on the websites of STU and DISCOMs at the 
end of the month . 


3 . 


Amendment of Clause no. 8 .4 (i) 


8 .4 (i) The Transmission & Sub transmission system plan shall describe the plan for the STS 
in next MYT period FY 2012 - 13 to 2014 -15 and shall include the proposed State transmission 
& Sub transmission schemes and system strengthening schemes for the benefit of all Users: 


Provided that the transmission & sub transmission system plan may include information 
related not only to State transmission & sub transmission lines but also additional equipment 
including transformers , capacitors , reactors, Static VAR Compensators and Flexible 
Alternating Current Transmission Systems (FACT): 


: 


Provided further that the transmission and sub transmission system plan shall also include 
information on original targets at project appraisal stage after the Commission s approval, 
progress achieved on the identified State transmission schemes , sub transmission schemes and 
system strengthening schemes. Project Status with delay, if any, on each major work shall be 
reviewed every six months. . : 


Amendment of Clause no . 8 . 4 


8 . 4 ( ii) Planning Steering Committee 


A Planning Steering Committee consist of members from DTL , DISCOMs, NDMC , MES , 
IPGCL/ PPCL , not below the rank of DGM or equivalent, shall be constituted under STU . 
The role and responsibility of the Planning Steering Committee shall be as under :- ) 


To develop an integrated and consolidated implementation plan and monitoring thereof. 
The steering committee shall issue guidelines for submission of proposals by Distribution 
Licensees which shall include 
a ) Year wise Load estimates for five years 
b ) Load Flow study of existing and proposed system for five years time horizon on yearly 

basis . 
c ) The proposals shall include power exchanges between Distribution Licensees. 
d ) Distribution Licensees shall submit sub transmission scheine / Reports to the Commission 
based on proposals approved by the Steering Committee. The recommendation / approval of 
Steering Committee shall be binding and Distribution Licensees shall make any change in the 
Sub - Transmission Schemes only after the prior approval of the Steering Committee. 


3) 


The criteria for planning shall be as per Planning Code ( to be formulated by STU within three 
months). 


5 . 


Amendment of Clause no . 8 .5 


. 
.. . 


The STU may, for the purpose of preparing the transmission system plan under these 
Regulations, seek such information as may be required by it , including generation capacity 
addition , system augmentation and long - term ioad forecast anci ail applications for open 
access: Provided that the Distribution Licensees shall have the primary responsibility for 
developing long term load forecasts for their respective license areas. The Distribution 


: : 


PARTI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY . 


. 


- 


Licensee may use consistent data and methods in its load forecasting exercise , and be guided 
by applicable provisions and submissions of sales/demand forecast under the MYT 
Regulations and License Conditions issued by the Commission , with appropriate 
reasoning/ explanation for deviation , if any . Provided also that the STU shall consider 
information provided under this Regulation in preparing the transmission system plan for 
developing integrated and consolidated implementation plan . STU shall define guideline for 
Assets used by one distribution utility of other to transfer power to it till all the Distribution 
Licensees develop the system to avoid usage of assets of other Distribution Licensees . All 
Distribution Licensees shall submit the scheme to avoid usage of other s assets to transfer 
power within six months. 


Amendment of Clause no . 16 .3 .2 


nes 


16 .3 .2 Relay setting coordination is being done at regional level by the NRPC , whereas 

provision of protections and relay settings shall be coordinated periodically 
throughout the State grid , as per a plan to be separately finalized by the STU . It shall 
also be ensured that if Primary protection like distance protection cannot be used 
effectively, transmission and distribution utilities shall coordinate to install 
differential protection on cost sharing basis. 


Amendment of Clause no . 17 .2 


17.2 


All Users and Transınission Licensees shall provide the required facilities at their 
respective ends as laid down in the Connection Agreement: 


Provided that the equipments /devices for communication and data exchange shall be 
provided considering the guidelines of the SLDC , the interface requirements and 
other such guidelines/specifications, as applicable . Generating Stations, Distribution 
Licensees, Consumers of Distribution Licensees directly connected to State 
Transmission System (STS) shall be connected to SLDC on real time basis through 
SCADA System for effective monitoring of the network . 


Amendment of Clause no . 22 . 11 


22 . 11 Each Generating Unit ( except Badarpur Thermal Power Station Units and Gas 

Turbine Units till the Commission reviews the situation ) shall be capable of 
instantaneously increasing output by 5 % , when the frequency falls , subject to limit of 
105 % of Maximum Continuous Rating. Ramping back to the previous generation 
level, in case the increased output level cannot be sustained , shall not be faster than 
1 % per minute: 


Provided that any generating unit of over Fifty (50 ) MW size not complying with the 
above requirements , shall be kept in operation (synchronized with the State Grid ) 
only after obtaining the permission of the SLDC : 


. . . 


Provided also that User can make up the corresponding shortfall in spinning reserve 
by maintaining an extra spinning reserve on the other generating units of the Use 


: : 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


[PART III 


AMMAL 


9 . 


Amendment of Clause no . 22 . 17 


22.17 (a ) SLDC in coordination with NRLDC, Users, Transmission Licensees , Open . 

Access Customers, shall initiate action to restrict the drawal from the Grid within the 
net drawal schedule when the system frequency falls to 49. 7Hz. 


(b ) The Distribution Licensees and Open Access Customers shall ensure that requisite 
load shedding is carried out in its control area so that there is no over drawl when 
frequency is 49 .5Hz. or below . 


(c ) Each Distribution Licensee and Open Access Customers shall formulate 
contingency procedures and make arrangements that will enable demand 
disconnection to take place , as instructed by the SLDC , within two months of 
notification of amended Delhi Grid Code, under normal and / or contingent 
conditions. These contingency procedures and arrangements shall regularly be 
updated by Distribution Licensees / Open Access Customers and monitored by 
SLDC . SLDC may direct any Distribution Licensees / Open Access Customers to 
modify the above procedures / arrangement, if required , in the interest of grid security 
and the concerned Distribution Licensees / Open Access Customers shall abide by 
these directions. 


( d ) The Distribution Licensees / Open Access Customers shall also formulate 
schemes for automatic demand management like rotational load shedding, demand 
response - (reduction in electricity usage by end customers from their normal 
consumption pattern ,manually or automatically , in response to high UI charges being 
incurred by the Distribution Licensee / Open Access Customers due to overdrawal by 
them at low frequency , or in response to congestion charges being incurred by thein 
for creating transmission congestion , or for alleviating a system contingency , for 
which such consumers could be given a financial incentive or lower tariff .] etc to 
reduce over- drawl in order to comply para 22 . 17.(a ) & (b ). A Report detailing the 
scheme and periodic reports on progress of implementation of the schemės shall be 
sent to the CERC and DERC by SLDC . 


( c ) In order to maintain the frequency within the stipulated band and maintaining the 
network security, the interruptible loads shall be arranged in four groups of loads, 
for scheduled power cuts / load shedding, loads for unscheduled loud shedding , loads 
to be shed through under frequency relays / df/dt relays and loads to be shed under 
any System Protection Scheme identified at the RPC level. These loads shall be 
grouped in such a manner that there is no overlapping between different Groups of 
loads. In case of certain contingencies and /or threat to system security, the SLDC 
may direct any Distribution Licensee or Open Access Customer to decrease drawal of 
its control area by a certain quantum . Such directions shall immediately be actel 
uipon . Distribution Licensees / Open Access Customers shall send compliance report 

immediately after compliance of these directions to SLDC so that the same can be 
· passed on to NRLDC . 


( f) SLDC shall devise standard , instantaneous , message fornats in order to give 
directions in case of contingencies and /or threat to the system security to reduce 
over-drawal by the Distribution Licensees / Open Access Customers at different over 


PART III 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


drawal conditions depending upon the severity of the over-drawal. The concerned 
utility shall ensure immediate compliance with these directions of SLDC and send a 
compliance report to SLDC . 


(g ) All Generating Stations, Distribution Licensees or Open Access Customers shall 
comply with direction of SLDC and carry out requisite load shedding or backing 
down of generation in case of congestion in transmission system to ensure safety and 
reliability of the system . The procedure for application of measures to relieve 
congestion in real time as well as provisions of withdrawal of congestion shall be in 
accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve 
congestion in real time operation ) Regulations . 


(h ) The ineasures taken by the Distribution Licensees / Open Access Customers shall 
not be withdrawn as long as the frequency remains at a level lower than the limits 
specified or congestion continues, unless specifically permitted by the SLIC . 
Automatic Load Shedding is excluded in MES due to strategic importance of the load 
being catered by the Utility . 


10 . 


Amendment of Clause no . 22 .18 


22 . 18 Users and Transmission Licensees shall provide automatic under -frequency and df/dt 

Relay / SCADA based load shedding / islanding schemes in their respective systems, 
wherever applicable, to arrest frequency decline that could result in a 
coilapse /disintegration of the State grid , as per the plan separately finalized in 
consultation with the NRPC and shall ensure its effective application to prevent 
cascade tripping of generating units in case of any contingency , 


11 . 


Amendment of Clause no . 22.23 (i) 


All users and Transmission Licensee shall send information data including Disturbance 
Recorder/Sequential Evnt Recorder output etc . to the SLDC for purpose of analysis of any 
grid disturbance/ Event. No User or Transmission Licensee shall block any data /information 
required by the SLDC for maintaining reliability and security of the State or Regional Grid 
and for analysis of an event: 


12 . 


Amendment of Clause no . 22. 23 ( ii) 


22. 23( ii ) Users & Transmission licensees shall share analysis reports of all major trippings 
occurred at Transmission and sub -transmission level within three working days of occurrence 
of the event. 


Amendment of Clause no . 22 . 24 


22 .24 The SLDC , Users and Transmission Licensees shall make all possible efforts to ensure 
that the grid voltage always remains within the following operating range : 

Voltage - (kV rms) 
Nominai maximum . Minimum 
400KV 420 

380 
220kv 245 


198 


217 Gil12 - 4 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART III 


. 


66kV 
33kV 
11kV . 


. 


72 
36 
11 .4 


60 
. 30 

10 .6 


. 


. 


14 . 


Amendment of Clause no . 26 .2.2 


26 .2 .2 Users shall, immediately following an Event on its system , inform the SLDC , in case 
. the State Grid may or will, experience an operational effect following the Event, and give 
details of what happened in the Event but need not give the reasons for the same. The 
operations between the users ( especially between Distribution Licensees system ) shall not be 
carried out without notice and advise of SLDC . SLDC shall develop operational strategy in 
this regard till the designated date of segregation of feeders by Distribution Licensee or the 
actual segregation whichever the earlier. 


26 .3 Operations and Events on Users between two Distribution Licensees. 


26 .3 . 1 Bcfore any Operation is carried out on systein between two Users, the concerned User 
shall inform the SLDC , in case the State Grid may or will , experience an operational effect, 
and shall give details of the operation to be carried out. 
Amendment of Clause no . 27 . 1 


S . 


27 .1 (i) All Users and Transmission Licensees shall provide the SLDC with their proposed 
outage programmes in writing for the next financial year by 30th Noveinber of each year. 
These shail contain identification of each Generating Unit / Transmission 
Line/Interconnecting Transformer for which outage is being planned , reasons for 
outage , the preferred date for each outage and its duration and where there is flexibility , the 
earliest start date and latest finishing date . 


27 .1 ( ii ) All Users and Transmission Licensees shall provide the SLDC their proposed outage 
programmes in writing for the succeeding month by 25th of every month . These shall contain 
identification of each Generating Unit /Transmission Line /Interconnecting Transforiner for 
which outage is being planned , reasons for outage, the preferred date for each outage and its 
duration and where there is flexibility , the earliest start date and latest finishing date . 


(111 ) Ali Users and Transmission Licensees shall post the outage plan in the internet website of 
the respective Licensees by the designated date . 


(iv ) The users shall plan outages in such a manner that it does not clash with the STU outage 
plan . In case of a clash , the issue shall to be resolved in Operational Coordination 
Committee. 


16 . 


Amendment of Clause no. 31. 1 


31. 1 The SLDC shall develop , document and maintain detailed procedure in consultation with 
the in - State Generating Stations and the Distribution Licensees incorporating processes and 
operating instructions for Scheduling and Dispatch under the Intra - State ABT regime keeping 
in view the relevant orders of the Commission . 


PART II ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


The procedure shall but not be limited to the following : 
1. Scheduling Procedure for Intra State ABT 
2 . Scheduling Procedure for Consumer Open Access 
3 . Scheduling Procedure for Inter DISCOMs Transfer ( Long term ) and Ex Bilateral Inter 

DISCOMs Transfer ( Short Term ) 
4 . Scheduling Procedure for Generating Power Stations of Solar, Wind, Bio Gas etc shall be 

as per CERC stipulations mentioned in Indian Electricity Grid Code . 


Amendment of Clause no . 33.4 


33.7 STU shall prepare Metering Procedure including the following: 
(a ) Location and installation of meters 
(b ) Specifications and accuracy limits for the meters; 
(c ) Rights , responsibilities and procedures related to recording , collection , transfer , processing 
and storage of data collected from meters ; 
( d ) Ownership of metering data ; 
( c ) Calibration to be carried out by each concerned agency to ensure conformance to the 
above accuracy limits ; 
(f) Maintenance of the meters in proper functioning state, safety of meters , testing of the new 

or replacement meters , sealing of meters and inspection of meters; 
. ( g ) Right of access to themeters ; 
(h ) To address metering discrepancies, defective equipment s and meter failures; 
(i) For resolution of disputes on matters related to metering; and ; 
( ) Procedure for Periodic testing of CT, PT & Energy Meters installed at exchange points - 
Once every year 
(k ) any other aspect considered appropriate, for inclusion in the Metering Procedure, by the 
SIU or the Commission . 


18 . 


Amendment of Clause no. 34 . 3 


. 


34 . 3 In case of persistent non -compliance with the provisions of DGC and / or with the 
procedures developed under such provisions, such matter shall be reported to the 
Commission . STU shall publish all non - compliance through quarterly reports by 15th of every 
quarter (June, September , December & March ) and also submit the same to the Commission . 


In case of any discrepancies pertaining to provisions contained in between the Hindi and 
English version of these regulations, the English text shall prevail . 


These regulations shall come into force with effect from 20 / 11/2012 


JAYSHREE RAGHURAMAN , Secy . 


· 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


